Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 
© Govt. of Haryana 
No.76-2022/Ext] —s—(<ai(‘<‘é‘é TS; बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर, 20220 ¢@¢£=-2 = = 
(अश्विन 6, 7944 शक) 
विधायी परिशिष्ट 
क्रमांक विषय वस्तु पृष्ठ 
भाग-ा अधिनियम 
कुछ नहीं | 
भाग-ा अध्यादेश 
कुछ नहीं | 


भाग-नाा प्रत्यायोजित विधान 


अधिसूचना संख्या का०आ० 77 / ह०अ० 44 /4994 / धा० 244 / 2022, दिनांक 28 सितम्बर, 2022... 755-.756 
- हरियाणा राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के val, सरपंचों, (जिला कुरुक्षेत्र के खण्ड लाडवा की 

ग्राम पंचायत सम्भालखा को छोड़कर) और सभी पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के सदस्यों के 

आम चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा यथा विनिर्दिष्ट 30 नवम्बर, 2022 तक करवाए जाने बारे। 


भाग-9५ शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 


4. शुद्धि पर्ची संख्या 42 woot /-डी.4, दिनांक 22.09.2022. 7 
2. शुद्धि पर्ची संख्या 83 west /र-डी.4, दिनांक 22.09.2022. 8 
(केवल अंग्रेजी में) 


(Ixxxviii) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 28, 2022 (ASVN. 6, 944 SAKA) 755 
भागननाा 
हरियाणा सरकार 
विकास तथा पंचायत विभाग 


अधिसूचना 
दिनांक 28 सितम्बर, 2022 


संख्या Hloslo 77 /ह०अ० 44/4994 / धा० 244 / 2022.-- हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 4994 (4994 का ॥॥), 
की धारा 244 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा 
सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 63,/ह०आ० 4 /4994 / धा० 244 / 2022, दिनांक 20 जुलाई, 2022, 
के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निर्देश देते हैं कि सभी ग्राम पंचायतों के Gal, सरपंचों, (जिला कुरुक्षेत्र के 
खण्ड लाडवा की ग्राम पंचायत सम्भालखा को छोड़कर) और सभी पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के सदस्यों के आम 
चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग, द्वारा यथा विनिर्दिष्ट 30 नवम्बर, 2022 तक हरियाणा राज्य में करवाये जायेंगे। 


अनिल मलिक, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
विकास तथा पंचायत विभाग। 


756 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 28, 2022 (ASVN. 6, 944 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT 
Notification 
The 28th September, 2022 


No. S.O. 77/H.A. /994/S. 2/2022.— In exercise of the powers conferred under sub-section () read with 
sub-section (2) of section 2!] of the Haryana Panchayati Raj Act, 994 (l of 994), and in supersession of Haryana 
Government, Development and Panchayats Department Notification No. S.0.63/H.A.l/994/S. 2/2022, dated 
the 20th July, 2022, the Governor of Haryana hereby directs that the general election of Panches, Sarpanches of all 
Gram Panchayats (except for Gram Panchayat Sambhlka of block Ladwa, district Kurukshetra) and members of all 
Panchayat Samitis and Zila Parishads shall be held and made in the State of Haryana by the 30th November, 2022 as 
specified by the State Election Commission. 


ANIL MALIK, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Development and Panchayats Department. 


9899—L.R.—H.G_P., Pkl. 


